806 


HARYANA GOVT GAZ , MAY 20 , 1980 (VYSK . 30 , 1902 SARA ) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 7. मई , 1980 


क्रमांक 638-ज ( I )-80/ 16324.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री नानक चन्द , पुत्र श्री जवाहर मल , गांव हमीदपुर, तहसील नारायणगढ़ , 
जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से खरोफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 622-ज(I )-80/16328.- पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बलबीर सिंह, पुत्र श्री दियाला उर्फ श्री तुला, ग्राम बास दूदा , तहसील 
रिवाड़ी, जिला नारनौल, को रवी , 1973 से खरीफ़ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में की गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 637 - ज (I)-80/ 16332.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए )(1 ए) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री पाद राम , पुत्र श्री चन्दू लाल , गांव धमाना, तहसील हांसी, जिला 
हिसार, को खरीफ़ , 1975 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध 
जागीर सनद में दो गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 621 -ज (I )-80/16336.--पूर्वी पंजाब युव पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए) ( 1 ए ) तथा 3 (1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री कुरड़ा राम , पुत्र राम सिंह, गांव गोठड़ा टप्पा खोरी, तहसील रिवाड़ी, जिला 
नारनौल , को खरीफ , 1965 से रबी , 1970 तक .100 रुपये वार्षिक , खरीफ़ , 1970 से खरोफ़ , 1979 तक 150 रुपये 
वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 


. 


करते है । 


दिनांक 9 मई , 1980 


क्रमांक 620-ज (I ) -80/16583.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
[पनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तया 8. ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रिसाला राम , पुत्रं श्री डाला राम, गांव चहड़ खुर्द, तहसील लोहारू , 
जिला भिवानी , को रबी , 1969 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वाषिक, खरीफ , 1970 से खरीफ़ , 1979 तक 150 
रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 639- ज ( I ) -80/16587.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री साधू सिंह , पुत्र श्री नत्था सिंह, गांव शाहपुर, तहसील ब जिला अम्बाला, को रबी, 1973 
से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी 
गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


रघुनाथ जोशी , 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


